रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


SIL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 25 , 2018 / ज्येष्ठ 4 , 1940 
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25 , 2018 /JYAISTHA 4 , 1940 


सं . 1915 ] 
No. 1915 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 25 मई , 2018 


का . आ . 2112 ( अ). केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप -धारा (1) के अधीन जारी की गयी भारत सरकार के सरक 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1775( अ ) तारीख 2 जून , 2017 जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी , गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 17 ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग-66) के की की . मी . 500.500 से की . मी . 512.930 (मौजूदा चैनेज की . मी . 502.500 से 
की . मी . 514. 830 ) और की . मी . 517. 833 से की . मी . 522.840 (मौजूदा चैनेज की . मी . 517.880 से की . मी . 522.790 ) 
के भू- खंड का निर्माण ( चौड़ीकरण / चार लेन बनाने हेतु) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप- धारा (3) के अधीन तारीख 22 जून, 2017 को 
नवहिंद टाइम्स , पुढारी और भंगर भुय में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे, और सक्षम प्राधिकारी ने उनपर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा (1 ) के अनुसरण में ,केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 


अतः, अब , केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
2934 GI/ 2018 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; और अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के 
अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनिसुचि में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यंतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी | 

अनुसूची 
गोवा राज्य के उत्तर गोवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 66) की . मी . 500.500 से 
की . मी . 512. 930 (मौजूदा चैनेज की . मी . 502. 500 से की . मी . 514. 830) और की . मी . 517. 833 से 

की . मी . 522. 840 ( मौजूदा चैनेज की . मी . 517. 880 से की . मी . 522. 790 ) के भू- खंड का निर्माण 
( चौडीकरण / चार लेन बनाने हेतु ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 

भूमि का संक्षिप्त विवरण 
जिला तालुका गांव का | सर्वे सं . भूमि का प्रकार भूमि की क्षे. वर्ग भूपटल के मालिक / कब्जेदार का नाम 
सं . | का नाम का नाम नाम 

प्रकृति मी . में . | मा : मालिक क : कब्जेदार अ . अन्य 

अधिकार कि . किसान 
23 ___4 5 

6 7 8 

9 
उत्तरी तिसवाडी | कालापुर | 113 /1 कोम्युनिदाद/ | 

असिंचित 3651 

मा : कालापुर का कम्युनिदाद 
गोवा 

निजी 

की : 1 एना फ्रांसिस्को अरौजो 
2 सबरीना पी डायस ई गोंसाल्व्स 
पैट्रिसियो 
3 डोमिंगोस गोंजाल्विस पैट्रिसियो 
अ : शुन्य 

किसान : शुन्य 

3651 
2 | उत्तरी तिसवाडी | कुजिरा | 2/1 निजी । असिंचित - 28 

मा : 1 सुभाषचंद्र धर्माजी निपणकर 
गोवा 

की : 1 शुन्य 
अ : शुन्य 

किसान : शुन्य 
3 उत्तरी तिसवाडी | कुजिरा | 2/ 2 निजी असिंचित | 87 मा : 1 1) एग्नेल जोक्किम आंद्रे बोतेल्हो 
गोवा 

22) माविस बोतेल्हो 
33) फ्रांसिस्को एक्स्पेक्टाकाओ आंद्रे 
बोतेल्हो 
4 ब्रैंडन रीव बोतेल्हो 
की : 1 शुन्य 
अ : शुन्य 

किसान: शुन्य 
4 | उत्तरी तिसवाडी | कुजिरा - 2/ 8 - कोम्म्युनिदाद/ असिंचित 216 | मा : कुजीरा का कम्युनिदाद 
गोवा 

निजी 

की : 1 जोरोनिमो परेरा ( 248 ) 
2 1 एक 
अ : शुन्य 

किसान : जोरोनिमो परेरा 
5 | उत्तरी तिसवाडी | कुजिरा | 2/ 9 कोम्म्युनिदाद/ । असिंचित 361 मा : कुजीरा का कम्युनिदाद 
गोवा 

निजी 

की : 1 जोस सेबास्टियाओ मोराइस 
( 283) 2 1 एक 
अ : शुन्य 
किसान : जोस सेबास्टियाओ मोरीस 


कुल 


270 


गोवा 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
उत्तरी तिसवाडी | कुजिरा | 2/ 10 कोम्म्युनिदाद/ असिंचित 

मा : कुजीरा का कम्युनिदाद 
गोवा 

निजी 

की : 1 मारिया एर्मेलिना सूजा ( 312 ) 
2 1 एक 
अ: शुन्य 

किसान : मारिया एर्मेलिना सूजा 
7 उत्तरी तिसवाडी कुजिरा 2/11 | कोम्म्युनिदाद/ असिंचित | 295 मा : कुजीरा का कम्युनिदाद 
गोवा 

निजी 

की : 1 एना जोसेफा ओलिविरा ( 231 ) 
2 1 एक 
अ: शुन्य 

किसान: अना जोसेफा ओलिविरा 
8 | उत्तरी तिसवाडी | कुजिरा - 2/ 12 | कोम्म्युनिदाद/ असिंचित 85 मा : 1 कुजीरा का कम्युनिदाद 

निजी 

2 कुजीरा का कम्युनिदाद 
की : 1 एलेक्स डोमिंगो लोरेंस ( 246 ) 
2 1 एक 
3 एलेक्स डोमिंगो लोरेंस (246 ) 
अ: शुन्य 

किसान: एलेक्स डोमिंगो लोरेंस 
कुल 

1352 
उत्तरी तिसवाडी मुर्दा | 72/ 3 | कोम्म्युनिदाद/ असिंचित 635 मा : मुर्दा का कम्युनिदाद 
गोवा 

निजी 

की : 1 एज़िदोर अर्बन बोतेल्हो 
अ : शुन्य 

किसान : शुन्य 
__ कुल योग 5638 वर्ग मी . में . 

[ फा . सं . 37014/ 1/ 2016- गोवा ( जोन - 4)] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th May , 2018 
S . O . 2112 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O .1775 ( E), dated 2nd June 2017 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , section 3 , 
Sub - section ( ii) issued under sub -section ( 1) of section 3 ( A ) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening /four laning, etc ) maintenance , management and 
operation of National Highways No . 17 ( New NH 66 ), on the stretch of land from Km. 500 .500 to Km. 512. 930 
(existing Ch . Km . 502 .500 to Km . 514 .830 ) and from Km . 517 .833 to Km . 522 .840 ( existing chainage KM . 517 .880 to 
Km . 522 .790) in North Goa District in the State of Goa ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " The Navhind Times” , Dainik 
Pudhari” and “ Dainik Bhangar Bhuin ” dated the 22 .06 .2017 ; under sub - section ( 3) of section 3 ( A ) of the said Act; 

And whereas, objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 

____ And whereas, in pursuance of sub-section ( 1 ) of section 3( D ) of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1 ) of section 3 ( D ) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(ii )] 


And further, in pursuance of sub- section (2 ) of section 3 (D ) of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the CentralGovernment, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land of National 
Highways No. 17 (New NH 66 ), on the stretch of land from Km . 500 .500 to Km . 512 .930 (existing Ch. Km . 502.500 to 
Km . 514 .830 ) and from Km . 517 .833 to Km . 522. 840 ( existing chainage KM . 517 .880 to Km . 522.790 ) in North Goa 

District in the State ofGoa. 


Area in 


No. 


Name of 

the 
District 


Name of 

the 
Taluka 


Name of 

the 
Village 


Survey 
No. 


Type of land 
(Govt./ Pvt.) 


Nature 
of Land 
(Dry / 


(sq . 


Name of the land 
owner/interested persons 
0 : Owner T : Tenant 

O . R . Other Rights 


mts ) 


wet) 


6 


9 


North 
Goa 


Tiswadi 


Calapor 


113/ 1 


Communidade 

& Pvt. 


Dry 


3651 


0 : 1 Communidade of 
Calapor 
T : 1 Ana Francisco Araujo 
2 Sabrina P . Dias e 
Gonsalves Patricio 
3 Domingos Gonsalves 
Patricio 
OR : Nil 
Cultivator : Nil 


Sub total 

Dry 


3651 
L 28 


Tiswadi 


North 
Goa 


Cujira 


2 /1 


Private 


/ 


Sq. mts 
0 : 1 Subhashchandra 
Dharmaji Nipancar 
T : 1 Nil 
OR : Nil 
Cultivator : Nil 


3 


North 
Goa 


Tiswadi 


Cujira 


2/2 


Private 


Dry 


87 


0 : 1 1 ) Agnel Joaquim 
Andre Botelho 
2 2 ) Mavis Botelho 
3 3 ) Francisco Expectacao 
Andre Botelho 
4 Brandon Reeve Botelho 
T : 1 Nil 
OR : Nil 
Cultivator : Nil 


Tiswadi 


Cujira 


North 
Goa 


2 /8 


216 


Communidade 

& Private 


0 : 1 Communidade Of 
Cujira 
T : 1 Joronimo Pereira 
(248 ) 
2 1 one 
OR : Nil 
Cultivator : Joronimo Pereira 


North 
Goa 


Tiswadi 


Cujira 


2/9 


Communidade 

& Private 


Dry 


3 61 


0 : 1 Communidade Of 
Cujira 
T : 1 Jose Sebastiao Morais 
( 283) 
2 1 one 
OR : Nil 
Cultivator : Jose Sebastiao 
Morais 


[ TT II - 005 3 ( ii ) ] 


North 
Goa 


Tiswadi 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
2 / 10 Communidade 

& Private 


Cujira 


Dry 


270 


0 : 1 Communidade Of 
CujiraT : 1 Maria Ermelina 
Souza (312 ) 2 1 oneOR : 
NilCultivator: Maria 
Ermelina Souza 


Tiswadi 


Cujira 


2 / 11 


Dry 


295 


North 
Goa 


Communidade 

& Private 


8 


Tiswadi 


North 
Goa 


Cujira 


2 / 12 


95 


Communidade 

& Private 


0 : 1 Communidade Of 
Cujira 
T : 1 Ana Josepha Oliveira 
(231) 
2 1 one 
OR : Nil 
Cultivator: Ana Josepha 
Oliveira 
0 : 1 Communidade Of 
Cujira 
2 Communidade Of Cujira 
T : 1 Alex Domingo 
Lourence (246 ) 
2 1 one 
3 Alex Domingo Lourence 
( 246 ) 
OR : Nil 
Cultivator: Alex Domingo 
Lourence 


Sub total 


1352 


North 


Tiswadi 


Murda 


72 /3 


Dry 


635 


Communidade 

& Private 


Goa 


Sq . mts 
0 : 1 Communidade of 
Murda 

T : 1 Ezidor Urban Botelho 
OR : Nil 
Cultivator : Nil 


Sub total 


635 


sq. mts 


Grand Total 


5638 Sq. mts 


[F . No. 37014 /1 /2016 -Goa (Zone -4 ) ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by 
RAKESH SUKUL 
Date: 2018 .05.28 
19 :26 : 16 + 05 30 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


